छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015." 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई, दिनांक 30-5-2001 . ” 


सत्यमवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 37 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020 - भाद्रपद 20 , शक 1942 


विषय - सूची 
भाग 1 .– ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3 .- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4 .- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुर :स्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 3 जून 2020 


क्रमांक ई - 1-5 /2020 / एक/ 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. ( सी.जी. - 2004 ) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं ) नियम, 1958 के नियम 
16 ( 2 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने 
के पूर्व दिनांक 31-05-2020 ( अपरान्ह ) से सेवानिवृत्त करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


767 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


768 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2020 


क्रमांक एफ - 3-02 / 2020 / बजट / गृह - दो . – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 , ( 1974 का 2 ) की धारा -2 के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सुविधा तथा प्रशासनिक कारणों की दृष्टि से, एतद्द्वारा, पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन 
करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित पुलिस थाना , जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम ( 4 ) तथा ( 5 ) में उल्लिखित है , 
को कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती है : 


सारणी 


स.क्र . 


पटवारी हल्का 


प्रस्तावित ग्राम 
के नाम 


नम्बर 


पुलिस थाना / तहसील / 
जिले का नाम, जिसमें 
स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित 
किया जाना है 

( 2 ) 


पुलिस थाना / तहसील/ 
जिले का नाम , जिसमें 
स्थानीय क्षेत्र अपवर्जित 
किया जाना है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


जिला - कबीरधाम 


1 . 


दनियाखुर्द 


31 


चौकी - चारभाठा, पुलिस थाना - कवर्धा, 
तहसील - स.लोहारा, जिला - कबीरधाम. 


पुलिस थाना - स.लोहारा 
तहसील - स.लोहारा 
जिला - कबीरधाम. 
चौकी - चारभाठा, पुलिस 
थाना - कवर्धा, तहसील 
स.लोहारा, जिला - कबीरधाम. 


2 . 


पेण्ड्रीखुर्द 


36 


पुलिस थाना - स . लोहारा, तहसील 
स.लोहारा, जिला - कबीरधाम. 


3 . 


गैंदपुर 


39 


पुलिस थाना - कवर्धा, तहसील - स . लोहारा, 
जिला - कबीरधाम. 
चौकी - चारभाठा, पुलिस थाना - कवर्धा 
तहसील - स.लोहारा, जिला - कबीरधाम . 


4 . 


धमकी 


11 


पुलिस थाना - कवर्धा, 
तहसील - स. लोहारा, 
जिला - कबीरधाम. 


5 . 


11 


6 . 


16 


iiroo 


कुटेली 
कुटकीपारा 
भेदली 
बगदई 


16 


35 


चौकी - चारभाठा, पुलिस 
थाना - कवर्धा, तहसील 
स.लोहारा, जिला - कबीरधाम. 


पुलिस थाना - कवर्धा, तहसील - स.लोहारा, 
जिला - कबीरधाम. 


9 . 


35 


उलट 
मोहतरा 


10 . 


35 


No. F -3-02 / 2020 /Home -2. - In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the State Government by making partial amendment in the previous 
notification, hereby, notifies in view of Public Convenience and Administrative reasons , the police station mentioned 
in column ( 3 ) having corresponding entries mentioned in Column ( 4 ) and ( 5 ) as local jurisdiction of Police Station 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


769 


mentioned in column ( 2 ) in the Table below : 


TABLE 


S.No. 


Name of Police Station/ 
Tehsil /District in which 
the local area has to 
be included 

( 2 ) 


Name of Police station/ 
Tehsil /District form which 
the local area has to be 

excluded 

( 3 ) 


Name of the 
proposed 
villages 


Patwari 

Halka 
Number 


( 4 ) 


( 5 ) 


District - Kabirdham 


1 . 


Daniya Khurd 


31 


Police Station - S . Lohara 
Tehsil - S . Lohara, 
District - Kabirdham. 
Out Post- Charbhanta 
Police Station - Kawardha 
Tehsil - S . Lohara , 
District - Kabirdham .. 


Out Post- Charbhanta, Police 
Station - Kawardha, Tehsil 
S. Lohara, District - Kabirdham.. 
Police Station - S . Lohara , 
Tehsil - S . Lohara , District 
Kabirdham. 


2 . 


Pendri Khurd 


36 


3 . 


Gendpur 


39 


Police Station - Kawardha, 
Tehsil- S. Lohara , District 
Kabirdham . 
Out post - Charbhanta , Police 
Station -Kawardha, Tehsil 
S. Lohara, District - Kabirdham . 


4 . 


Dhamki 


11 


Police Station - Kawardha 
Tehsil - S . Lohara, 
District - Kabirdham 


11 
16 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 


Kuteli 
Kutakipara 
Bhedali 
Bagdai 


16 


35 


Out Post -Charbhanta 
Police Station - Kawardha 
Tehsil - S . Lohara 
District - Kabirdham. 


Police Station - Kawardha 
Tehsil - S . Lohara 
District - Kabirdham. 


9 . 
10 . 


Ulat 
Mohtara 


35 
35 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुन्द गजभिये, उप - सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अगस्त 2020 


क्रमांक एफ - 1-06 / 2019/ दो - गृह / भापुसे. राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों / राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम -4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त तक पदस्थ करता है 


क्र. 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


पुलिस अधीक्षक , जिला -मुंगेली 


पुलिस अधीक्षक, जिला - राजनांदगांव 


श्री दाउलूरी श्रवण 
( भा.पु.से. - 2008 ) 


2 . 


श्री सदानंद कुमार 


पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू . 


सेनानी 16 वीं वाहिनी छसबल , नारायणपुर 


( भा.पु.से. - 2010 ) 


770 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


3 . 


श्री अरविन्द कुजूर 


पुलिस अधीक्षक, जिला - मुंगेली 


सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., 
पुलिस मुख्यालय , रायपुर. 


( भा.पु.से. - 2010 ) 


4 . 


श्री जितेन्द्र शुक्ला 


पुलिस अधीक्षक, जिला - राजनांदगांव 


सेनानी 17 वीं वाहिनी छसबल, कबीरधाम 


( भा.पु.से. - 2013 ) 


5 . 


श्री संजय महादेवा 
( रा.पु.से. ) 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर 
( बस्तर ) 


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला - गौरेला 
पेण्ड्रा - मरवाही. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 7 अगस्त 2020 


क्रमांक एफ 20-52/ 2012/ 25-3 . - राज्य शासन एतद्द्वारा , शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति 
सम्मान पुरस्कार वर्ष 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है 


: 


नियम कंडिका -4 में निम्नानुसार जोड़ा जावे : 
“ सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग निर्णायक मण्डल का सदस्य सचिव होगा ”. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अगस्त 2020 


क्रमांक एफ 20-62/ 2012/ 25-3 . - राज्य शासन एतद्द्वारा, स्व . हाजी हसन अली पुरस्कार नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन 


करता है 


: 


नियम कंडिका -4 में निम्नानुसार जोड़ा जावे : 
“ सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्दू अकादमी निर्णायक मण्डल का सदस्य सचिव होगा ”. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस . के . दुबे, उप - सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020 


क्रमांक एफ - 19-02 / 2020 / 25-1. - राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम -1995 यथा संशोधित 
अधिनियम -2017 अध्याय -2 की कंडिका -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित अशासकीय व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण 
तिथि के आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष / सदस्य , के पद पर नियुक्त करता है : 


1 . 


सुश्री राजकुमारी दीवान, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 


2 . 


श्री नितिन पोटाई, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


771 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020 


क्रमांक एफ - 19-04 / 2020 / 25-1 . - राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम -1995, अध्याय -2 की 
कंडिका -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अशासकीय व्यक्ति श्रीमती पदमा मनहर को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की 
अवधि के लिए सदस्य , छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद पर नियुक्त करता है . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020 


क्रमांक एफ - 19-05 / 2020 / 25-1. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की 
उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार सुश्री नीता लोधी, सड़क नं . 39 , म.नं. - 5 B , सेक्टर -5, खुर्सीपार, भिलाई को आगामी आदेश पर्यन्त 
छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, मर्यादित रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. एम . मिंज, अपर सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अगस्त 2020 


क्रमांक / 6329- A / 2001 / 21- ब / छ.ग. / 2020. - राज्य शासन , एतद्द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता के निम्नानुसार पद स्वीकृत करता 


to 


क्र . 


पदनाम 


स्वीकृत पदों की संख्या 


1 . 


अतिरिक्त महाधिवक्ता 


01 


उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014 - न्याय प्रशासन ( 114 ) कानूनी सलाहकार और परिषद- ( 3428 ) महाधिवक्ता - 01 - वेतन -001 
अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के फाईल क्रमांक 911 - A / वित्त विभाग / ब -3 / 2020 दिनांक 12-08-2020 के द्वारा प्रदान की गई है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नरेश कुमार चंद्रवंशी, प्रमुख सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अगस्त 2020 


क्रमांक एफ 8-5 / 2006 / 11 / ( 6 ).- इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी. /3748 को दिनांक 13-08-2020 से 30-01-2021 तक निम्नलिखित शर्तों 
पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है : 


( 1 ) 


संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार 
तत्काल बॉयलर निरीक्षक/ मुख्य निरीक्षक , वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी 
जावेगी. 


772 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


( 2 ) 


उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर 
में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा. 


( 3 ) 


संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी. 


( 4 ) 


नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने ( रेगुलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा 


जावेगा. 


( 5 ) 


छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1950 के विनिमय 385.क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क 
अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी. 


( 6 ) 


यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलेश बंसोड़, अवर सचिव. 


कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग 

मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2020 


क्रमांक / 4952 / एफ -11 /06 / 2020 / 14-2 . - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( उन्नीस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी 
प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण में तौल तथा अन्य कार्य हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2021 तक की कालावधि के लिये न्यूनतम 
पारिश्रमिक दर 13 रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित करती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2020 


क्रमांक / एफ -11 / 06 / 2020 / 14-2 . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक / 4952 / रायपुर दिनांक 13-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के. सी . पैकरा, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur, Atal Nagar the 13th August, 2020 


No./4952/F-11/06/2020/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause ( nineteen ) of sub - section ( 2 ) 
of Section 17 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government , 
hereby, notifies minimum wages at Rs . 13 per quintal ( in words rupees thirteen per quintal ) for weighing and other 
work in Market yard / Sub -yard premises of Krishi Upaj Mandi Samities for the period from 1st December, 2019 to 
31st March, 2021 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

K. C. PAIKARA, Joint Secretary. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


773 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अगस्त 2020 


क्रमांक 1422 / एफ 1-8/2019/13/1. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेन्डम 
ऑफ एसोशिएसन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिसन के अंतर्नियम की कंडिका -77 ( i ) तथा सहपठित कंडिका -78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए श्री हर्ष गौतम आत्मज स्व . सत्यब्रत शर्मा, कार्यपालक निदेशक ( ईआईटीसी ), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 
अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उक्त कंपनी में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ करता है . 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अगस्त 2020 


क्रमांक 1489 / एफ 1-8 / 2019 / 13 / 1. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मेमोरेन्डम ऑफ 
एसोशिएसन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिसन के अंतर्नियम की कंडिका -77 ( i ) तथा सहपठित कंडिका -78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए श्री हर्ष गौतम आत्मज स्व. सत्यब्रत शर्मा, प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को अस्थाई रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त संचालक एवं प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर ( छत्तीसगढ़ ), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कांकेर, दिनांक 15 जुलाई 2020 


क्रमांक/ 20/ अ -82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


उत्तर बस्तर नरहरपुर 

भैसमुडी 

2.44 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन दुधावा दायी तट नहर 
कांकेर प.ह.नं. - 20 विभाग, कांकेर. 

के शाखा नहर निर्माण 

हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) / भू - अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप / सचिव. 


774 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


158 


0.15 


513/2 


0.12 


513/1 


0.06 


कोरबा, दिनांक 15 जून 2020 


477/2 


0.06 


545/3 


0.31 


480/8 , 480/9 


0.18 


468/2 


0.08 


545/2 


0.16 


481/4 


0.20 


क्रमांक /9235 / भू - अर्जन / 48 अ 82/2014-15.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


480/4 


0.07 


480/10 


0.20 


480/14 


0.06 


477/1 


0.15 


477/3 


0.05 


अनुसूची 


462/6 


0.27 


417/2 


0.47 


50 


0.35 


414 , 417/1 


0.05 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर / ग्राम - कराईनारा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -17.05 एकड़ 


176 


0.23 


30 


0.09 


179/2 , 186/2 


0.33 


164 


0.10 


खसरा नम्बर 


169 / 1 ख, 171 


0.17 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


227 


0.03 


( 1 ) 


228 


0.04 


232/1 , 233/1 


0.06 


166 


0.09 
0.52 


37/2 


0.06 


0.10 


0.10 


667/18 , 668 

691/1 
647/4, 693/15 

686 , 689 
647/5 , 693/16 


236/2 , 237 / 3ख 
236/3 , 237 / 3 ग 
236/4 , 237 / 3घ 


0.10 


0.05 


0.10 


0.20 


37/4 


0.15 


0.04 


159/2 


0.03 


49/1 


0.18 


0.05 


36/1 


0.15 


647/6 , 693/17 

512 
496/1 , 497/2 


0.14 


35/6 


0.25 


0.45 


515/3 


0.13 


651 


0.32 


45 , 47 


0.22 


0.58 


636/2 


0.38 


693/6 
494 / 1 क , 494 / 1 ख 

514 


0.20 


632 , 635 


0.20 


0.23 


629/2 


0.11 


31/1 


0.11 


601/1 


0.20 


605/1 


0.10 


683/2 


0.08 


605/3 


0.11 


51 


0.10 


683/4 


0.16 


160 


0.03 


558/7 


0.09 


683/1 


0.05 


0.15 


590 


495/4 


0.06 


602 


0.09 


494/2 


0.06 


603/1 


0.30 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


775 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


498/2 , 499/2 , 587 , 588 , 
589 , 605/2 , 604 , 606 


0.06 


0.16 


232/2 , 233/2 


595 


0.38 


योग 


17.05 


165 


0.11 


225/1 


0.04 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केहरानाला 

जलाशय योजना के नहर लाईन निर्माण हेतु. 


515/5 


0.13 


477/5 , 477/6 


0.19 


49/2 


0.12 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


36/2 


0.30 


37/1 


0.06 


481/1 


0.20 


0.02 


225 / 2,226 
236/1 , 237 / 3क 


कोरबा, दिनांक 16 जून 2020 


0.09 


170/2 


0.05 


172 


0.03 


496/2 , 497/2 , 499/1 , 499/2 , 
500/1 , 500/2 , 508 , 511/1 


0.35 


693/5 


0.10 


क्रमांक /9297 / भू - अर्जन / 17 अ 82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


408/5 


0.04 


182 


0.09 


558/2 


0.24 


569/2 , 570/1 


0.48 


570/3 


0.11 


अनुसूची 


570/10 


0.16 


570/8 


0.13 


570/9 


0.14 


540/1 


0.19 


540/2 


0.09 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - करतला 
( ग ) नगर / ग्राम - सुवरलोट 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.968 हेक्टेयर 


540/3 


0.17 


545/1 


0.16 


0.16 


559/4 , 659/2 , 570/2 , 659/3 , 660 

652/2 , 686/3 , 690 , 692 


0.51 


खसरा नम्बर 


27 


0.02 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


32 , 34 


0.08 


( 1 ) 


44 / 7ख 


0.05 


44 / 3ख 


0.06 


0.134 


570/11 


0.20 


0.028 


637/2 


0.03 


1175/3 , 1177/3 

1175/2 , 1177/2 

1179 , 1181 , 1182 , 
1187/2 , 1189/1 , 1492/2 

1172 


0.049 


179 / 1 घ 


0.09 


179 / 1 ग 


0.09 


0.061 


179 / 1 ख 


0.09 


1186/1 


0.089 


0.13 


1164 


0.198 


175/1 , 175/2 
175/3 , 175/4 


0.09 


1214/2 


0.016 


174/1 


0.10 


1216/2 


0.069 


230/2 , 231 


0.04 


0.020 


469/1 


0.02 


1184/2 , 1186/3 
1183/3 , 1184/1 , 1185 , 

1186/11 , 1187/3 


0.061 


181/1 


0.04 


776 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1212/23 


0.057 


472 


0.02 


1212/1 


0.137 


366 


0.04 


1212/2 


0.049 


445 


0.06 


446 


0.01 


योग 


13 


0.968 


447 


0.01 


469 


0.01 


465/1 


0.05 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बोराईनाला 

व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु. 


464 


0.05 


470 


0.03 


465/2 


0.03 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


473 


0.01 


465/3 


0.01 


471 


0.04 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


459 


0.03 


245 


0.01 


477/1 


0.06 


357 


0.05 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


358/2 


0.04 


359 


0.22 


244/1 


0.20 


कांकेर, दिनांक 4 जुलाई 2020 


243/1 


0.02 


155/2 


0.10 


243/2 


0.02 


155/1 


0.10 


242 


0.03 


238 


0.02 


क्रमांक / 2586 / वा ./ भू.अ./ प्र.क्र ./23/ अ -82/ 2016-17. 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 


236 


0.05 


239 


0.01 


236/2 


0.02 


358/1 


0.04 


365/2 


0.01 


: 


401 


0.50 


403 


0.65 


अनुसूची 


405 


1.62 


414 


0.12 


योग 


37 


4.80 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - उत्तर बस्तर कांकेर 
( ख ) तहसील - कांकेर 
( ग ) नगर / ग्राम -सिलतरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.80 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सिलतरा 

जलाशय के नहर निर्माण हेतु. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा ) / भू - अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा 
सकता है . 


( 1 ) 


442 


0.45 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . एल . चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


462 


0.06 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


777 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर ( नजूल शाखा ), जिला - बीजापुर ( छ.ग. ) 


बीजापुर, दिनांक 18 अप्रैल 2018 


क्रमांक/ 48/ कले. /नजूल शाखा /2018. - एतद्द्वारा मैं डॉ. अय्याज तंबोली, कलेक्टर, जिला - बीजापुर ( छ.ग. ) राजस्व पुस्तक परिपत्र 
खण्ड चार क्रमांक -01 के कण्डिका एक का पैरा तीन एवं पांच व खण्ड चार क्रमांक 2 के विविध ज्ञापन क्रमांक -5 में वर्णित अनुसार प्रदत्त 
अधिकारों के तहत् बीजापुर जिला के निम्नानुसार घोषित शहरी क्षेत्रों के आसपास के 5 मील के अंदर की आबादी एवं काबिलकास्त तथा घास 
भूमि को नोईयत परिवर्तन कर नजूल घोषित करता हूँ . 


आबादी भूमि 


काबिल कास्त भूमि 


घास मूनि 


णम का 


लारा न. 


रातरा न . 


खसरा न. रकबाट) 


। 


7 


9 


. 


बीजापुर 


1280 


11635 


11.94 


IRCHI 
1131 


. 


1791 


7.92 


12145 


( 1.20I 


. 


1841 
789 
TAITI 


- 


T 


1541 
1671 
17312 


- 


2 
2 


म 


D.111 
1.162 


( I.317 


82871 
901 


1.175 
1.073 
( 1.165 


2 
2 


10 


11 


0.050 


41215 


. 


(1.116 


2 


13 


2 


9ISI 
PIRPALI 
9011 
910 


14 


0531 


- 


. 


2 


. 


0.350 


17 


291/1 


2 


9221 


12114 


2 


19 


3051 


2 


D.447 


947/1 
95001 


10771 
39 


2379 
0.315 
D.809 


2 


1.717 


0.234 


1. 5ZH 


- 


- 


- 


12271 
32371 
1381 
14001 
18471 
151 
358 


1.80 


3573 
2.190 
D.840 
0.324 
1.250 
1.011 
D.129 


2 


. 


. 


2 


. 


1.5.56 


D.ITS 
0.02H 
0.02 


. 


2 


33 


1.125 


965 
967/1 


2 
2 


78217 


2 


1.105 
1.271 
1.675 
D.170 
0.533 
2.541 


2 


1.572 


2 


19 


9721 
971/1 
975 
977 
979 


D.138 


D.120 


2 


1.042 


1.214 


778 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


ग्राम का 


आबादी भूमि 


काबिल कास भूमि 


घान मूनि 


कैफियत 


ससरा ना . 


सासरा 


खसरा न . रकया ) 


(b ) 


1 


. 


7 


10 


11 


43 


509 


991/1 
993/1 
952/12 
974/1 


0.981 
4.023 
0.162 
2.372 


SILI 


2 


0.710 
1.360 
1353 
0.615 
3.214 
1.270 


5383 
1.515 
2.987 
3.214 
1270 


- 


- 


. 


. 


1 
। 
1 
1 
1 


80 


516/ I 
52011 
560 
601 
474/1 
812ीक 

627 
635/1 


0.675 


0.675 
0.431 


. 


5.205 


0.775 


. 


. 


8,232 


- 


। 
। 


9.446 
R.232 
0.247 
3.512 


57 


. 


58 


638 / I 
639/1 
665/1 
674/1 
676 


। 


5 


- 


। 


2010 


। 


" 0.717 
2.010 
0.089 
0.483 


- 


- 


। 
1 
1 


. 


. 


694 


1 


। 


10.498 
0.081 
0.101 
0.275 
0.173 
0.675 


0.181 
0.101 
0.275 
1.173 


66 


708/1 


. 


1 
1 


. 


715 


768/1 
770 


1 
1 
। 


71 


1855 
1262 
0.235 
0.125 
1.369 


। 


837/ I 


। 


- 


1.154 


1.262 
10.215 
0.125 
1.369 
0.101 
1.154 
0.221 
0.016 
0503 
0.190 
0.150 
0.010 


0.221 
0.016 


8791 
920 
670 
740 
92271 
929/1 
930 


- 


0.190 
-0.1501 

0.010 


- 


67 


9421 


0.618 


0.849 
10.618 
4.685 
1.122 


1.122 


10191 
1400 
1041 


0.330 
10.230 


0.330 
0.230 


. 


। 


. 


10501 
10561 
10591 


10.322 
0.800 


. 


0.486 
0.322 
0.800 
1.025 
1.290 


1070 


1290 


- 


1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


779 


आबादी भूमि 


काबिल कास्त ममि 


कुल योग 


ग्राम का 


घामा भूमि 
खसरा न. रकबा ( हे.) 


का 


कुल 


खसरा न . 


खसम. 


(हे .) 


2 


12 


1075 


3.183 


। 


3.183 
0415 


। 


। 


1081 
1084 


॥ 


- 


0.069 
1.155 


. 


1.398 
0.069 
1.155 
1214 
0.809 
0.5071 


। 
। 


101 


10921 
1100 
11041 
1107I 
112711 


0.809 
0.507 


. 


104 


। 


3.929 
0.625 


। 


1 


. 


100 


1137 


- 


1 
1 


- 


3.929 
0.625 
0.670 
1485 
1.245 
6.738 
9.169 
1.155 
2.023 
3.338 
0.324 


1.245 
6.738 


1143/1 


111 


1 


112 


113 


1.155 
2.023 
3.338 
0.324 


। 
। 


1177 
11791 
11851 
1190 


117 


118 


0.900 
0.190 
1.913 
1.2011 


122371 


0.900 
0.190 
1.913 
1.201 
0.2TR 
0.977 
0.030 
0.163 


1 
। 
। 
1 
1 


131 


0.030 


. 


12391 
980/1245 
117/1248 
605/1250 
672/1262 


1 


1 


128 


1.083 
0.031 
1.770 


1.083 
-0.031 

1.770 


। 


1 
1 


1193 

1224 
280/1249 
1170/1254 


0.353 
0.081 


0.353 
0.081 
1.558 


131 


137 


1255 / क 


। 


1255/28 
668/1256 


14 


1.898 
0.275 
0.390 


0.275 
0.390 


135 


। 


133 


137 


। 
। 
1 


0.430 


0.430 
10.101 
7.870 


133 


139 


141 


2.917 
1.530 


29/1 


। 
1 


7.8T0 
0.405 
2.917 
1.530 

0.265 
10.832 

0.865 


- 


10.832 


1 


- 


0678 


780 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


आबादी भूमि 


काबिला कास्त भूमि 


घास मुनि 


कुल गोग 


ग्राम का 


ग्रामका 
भौगोलिक 


कैफियत 


का 


सरा म . 


समरा न . 


खमारा न . 


खा.ना. 


11 
7.437 


501 


147 


-- 


7.437 
1.135 
0.075 
1.902 


10 
। 
1 
। 
1 
1 


57 


1902 
0.810 


151 


157 


TIL 


। 


. 


। 


153 


. 


154 


0.700 
0.208 
0.240 
2.023 


. 


155 


1.522 
0.700 
10.208 
1.240 
2023 
0.235 
0.163 
4.961 
0.143 


I 


101 


10271 

103 
104/1 
1181 
109 
205 


- 


1 


1.145 


1 


- 


1.346 
0.259 
1.145 

0.563 
292.560 
3,274 


-1 


योगः 
भैरमगत 


3216.361 
3596.323 


47.137 
2.644 


1 


42401 


0 


2 


425/21 


0940 


19 


2 


0.968 


3 


523/1 


0.765 


. 


2 


10.833 


4 


525/1 


2.960 


0.175 


. 


3.135 


5 


5261 


0.703 


0.428 


. 


0 


1.131 


528 


1.673 


0.186 


5351 


1.080 


40 


0.180 


1.16 


8 


566 


0.042 


2 


0112 


9 


0300 


1303 


10 


664/1 


0.683 


0 


2 


1.536 


11 


845/1 


1.615 


0 


॥ 


2.16 


12 


701 


1.398 


1075 


72 


1.633 


0 


0.078 


10.560 


0 


2 


0.638 


865/1 


1.705 


0 


2 


2.15 


926 


10.410 


84 


0.690 


0 


0 


2 


- 


0.064 


0.408 


0 


1121 


0.010 


2 


2.868 


19 


1125 


10.295 


104 


0553 


2 


(0.026 


2 


0574 


0.2500 


107/1 


1.240 


(0.027 


1ORI 


1.213 


0 


2 


1326 
1379 


0.750 


0.835 


2 


24 


1601 


0.574 


0 


॥ 


1231 


0.049 


0 


। 


0.049 


0 


13371 


0.190 


। 


1.19 


0 


10.41 । 


0.41 । 


2.493 


1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


781 


घास भूमि 


कुल योग 


ग्राम का 
नाम 


पाम का 
भौगौलिक 


कैफियत 


खसरा न 


खसरा . 


5 


0 


0.121 


1 


D.121 


. 


16004 


10.526 


0.526 


16015 


-1.044 


। 


0 


1606 


0.032 


0 


160/7 


1.335 


0 


1.335 


161/2 


0 


1 


35 


. 


0 


0 


1 


0.628 


38 


165/1 


10.671 


1 


0.671 


37 


0 


1701 


0 


177 


2.490 


। 


2.49 


39 


0 


0.668 


40 


0 


190 


0.135 


0 


0.135 


41 


0.233 


0.233 


19371 


1.717 


0 


1 


1.717 


। 


। 


19871 


0.522 


0 


0.522 


45 


0 


1 


203/1 


1.827 


0 


0 


1 


1.827 


209 


3.643 


0 


1 


3.643 


212/1 


7.046 


0 


0 


1 


7.046 


213 


0.143 


। 


0.143 


0 


216 


0.755 


0 


1 


0.755 


51 


0 


218 


0.233 


1 


0.233 


o 


211 


0 


। 


3.22 


53 


2201 


(0.437 


0 


। 


0.437 


0 


223/1 


1.328 


0 


I 


0 


0.067 


0 


0 


10.067 


56 


225 


। 


57 


0 


226 


0.423 


0 


1 


2400 


2.798 


0 


0 


1 


2.798 


59 


251 


0.232 


0.232 


B0 


। 


0 


। 


0516 


0 


270 


1 


0.383 


62 


॥ 


0.530 


0 . 


0 


293 


0.830 


0 


0 


1 


0.83 


0 


294/ 


0.166 


0 


0 


0.166 


6B 


0 


298/1 


0 


0 


1 


0.404 


0 


3011 


0.194 


0 


1 


0.394 


0 


313/1 


0 


1 


0.895 


0 


। 


10.66 


70 


0.325 


0 


0.325 


0 


1.367 


1.367 


72 


0.260 


782 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


आबा भूमि 


काबिल वास्त भूमि 


घास भूमि 


कुल योग 


ग्राम का 
मौगौलिक 


ग्राम का 
नान 


कैफियत 


बसमा 


खराशन. 


10 


73 


0 


197/1 


0 


408 


1.718 


0 


। 


75 


0.075 


0 


0.075 


76 


432 


0.060 


0 


0 


। 


451 


0.072 


0 


। 


0.072 


78 


0 


0.115 


0 


0.115 


78 


470 


0.928 


0 


0 


1 


0.010 
1.619 


81 


0 


475/3 


0 


। 


1619 


0 


0 


0.612 


0612 


0 


480 


0.153 


। 


0.153 


0.283 


0 


0 


0.283 


0 


0 


4901 


0.231 


0 


0 


1 


0.231 


491 


0.117 


0.117 


496/1 


0.071 


0 


0 


1 


0.071 


500/ 


0.024 


0 


0.024 


0 


0 


502 


0.166 


। 


0.166 


0 


1 


0.458 


0 


0 


1.123 


0 


1 


1.123 


510 


0 


। 


0.068 


0 


0.518 


॥ 


0 


0.518 


0.140 


0 


0 


0.173 


1 


0.173 


0 


0 


1.573 


0 


1.573 


553 


0.550 


. 


0 


0.55 


100 


0 


554 


0.090 


0 


0.09 


0 


555 


2.035 


0 


2.035 
0.278 


102 


0 


556 


0.278 


0 


0 


1.698 


0 


0 


558 


0.575 


0 


1 


0.575 


105 


1.043 


0 


1 


1.043 


. 


561 


0.333 


0 


0.133 


107 


0 


॥ 


567/1 


0 


0.637 


0 


0.138 


0 


0 


1 


0.138 


| 109 


0 


5800 


1.512 


1.512 


110 


587/1 


0.307 


0 


0 


0.307 


111 


0 


606 


1.360 


0 


112 


0 


0.610 


0 


0.61 


| 113 


0 


0.400 


0 


O 


0.208 


0 


0 


0.208 


| 115 


0 


0 


0.038 


0 


0 


0.038 


116 


0 


636 


0.595 


0 


0.595 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


783 


आबादी मूमि 


काबिल काक्त भूमि 


घास भूमि 


ग्राम का 


मौगौलिक 


खसरा न . 


खसरा न . रकमा 


( हे .) 


7 


12 


[ 117 


0 


. 


0 


1978 


0 


1.978 


119 


0 


0 


3.312 


0 


0 


1 


3.312 


0 


649 


0 


1 


122 


0 


1 


0.133 


660 


। 


0.479 


0 


662 


0.026 


0 


1 


0.026 


125 


665 


0 


। 


128 


0 


6661 


0.133 


1 


0 


D 


0.300 


128 


HAR 


0.305 


0 


। 


| THỊ 


0 


0 


1 


DIRI 


130 


0 


670" 


0 


1 


6721 


0 


। 


0.558 


132 


। 


॥ 


67471 


0.340 


1 


. 


0.34 
(0.392 


0.392 


0 


1 


717 


0 


। 


719 


0.568 


1 


|134 


721 


1 


(0.345 


139 


0 


0.210 


0 


0 


। 


0.138 


1 


0.338 


| 141 


॥ 


0 


0 


1 


0.558 


142 


2.669 


॥ 


। 


0 


7540 


1.290 


O 


1 


0 


॥ 


757 


1.210 


0 


1 


1.21 


145 


0 


765/1 


1.211 


0 


1 


1.211 


0.049 


। 


( 0.019 


147 


775 


0.178 


। 


0.178 


776 


0.330 


0 


1 


0.33 


149 


॥ 


777 


3.113 


0 


। 


3.113 


150 


0 


778 


1.460 


151 


. 


779 


0.271 


0 


1 


1271 


152 


॥ 


780 


1.820 


0 


1 


159 


0 


1 


0.443 


154 


782 


0 


1 


D.893 


155 


। 


790 


1 


156 


0 


D 


0.558 


157 


0 


822 


। 


2.498 


150 


0 


। 


160 


8430 


0.735 


784 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


आबादी भूमि 


कावित कास्त मूमि 


घाम भूमि 


कुल योग 


नाम 


बसत न . 


खसा न . 


खसरा न. रकबा ( हे .) 


( हे.) 


3 


4 


7 


161 


0 


0.173 


1 


162 


0.124 


0 


। 


0.124 


153 


0 


8681 


164 


॥ 


। 


1.558 


0 


1.868 


1 


0.765 


0 


0 


167 


RAS 


0.380 


0.3R 


168 


0.110 


0.11 


RH7 


1.601 


॥ 


। 


170 


0 


0.338 


0 


1711 


1.258 


0 


172 


1.310 


173 


897 


0.1055 


174 


894 


0.445 


175 


1.123 


1 


0.123 


176 


900 


0.085 


0 


। 


0.085 


177 


902 


0.044 


0 


0 


. 


178 


0 


903 


1 


178 


904 


0.770 


। 


180 


O 


। 


0.165 


1811 


906 


0 


. 


। 


907 


। 


0 


184 


0 


0.065 


105 


0 


911 


0 


186 


0 


0 


187 


0 


188 


0 


1 


189 


। 


190 


0 


। 


0.096 


191 


0 


1 


0.078 


- 


921 


10.113 


. 


1 


0.113 


193 


10 


923 


0 


। 


1164 


194 


925 


0.073 


। 


195 


0 


927 


। 


। 


0.155 


0 


1 


197 


- 


0 


930 


0.067 


0 


0 


। 


1981 


0 


॥ 


0.198 


। 


0.198 


199 


. 


933 


0.417 


1 


0.417 


200 


. 


0.663 


1 


0.403 


। 


d.403 


202 


0 


0.218 


। 


0.2IR 


0.690 


0 


1 


0 


10.515 


1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


785 


आबादी भूमि 


काबिल कास्त भूमि 


घाम भूमि 


पुल योग 


ग्राम का 


मौगौलिक 


कैफियत 


खसरा न . 


खसरा न . 


खसरा न. रकया है 


10 


11 


12 


. 


942/1 


0.543 


. 


। 


200 


0.265 


0 


। 


0 


0.134 


0 


। 


0.134 


209 


950 


0.298 


0 


1 


210 


0.093 


0.093 


1211 


952 


0.235 


1 


10.235 


0 


1213 


0 


। 


214 


0.565 


0 


. 


1.565 


215 


0 


1831 


. 


। 


1216 


0 


0.057 


0 


1 


217 


0.180 


0 


1 


0.18 


210 


1025 


1.153 


1 


1.153 


219 


0 


1 


0.16 


0 


1027 


0.508 


0.890 


. 


1 


10301 


1 


1 


0186 


0.268 


0 


225 


1.089 


0 


। 


a 


1 


10501 


3.828 


1 


228 


0 


॥ 


1.273 


0 


1 


1.273 


0.438 


0 


1 


0.438 


230 


1,067 


1 


1.013 


1057 


0.040 


। 


0 


1 


0 


1060 


1.3901 


1 


1.39 


1 


235 


1071 


0 


10.480 


1 


237 


D 


108II 


0.218 


1 


0.218 


238 


10H27 


0.450 


. 


0 


। 


109 


0.783 


. 


1 


0.783 


0 


10920 


0.238 


। 


0 


1097 


0.705 


। 


0.705 


0 


0.309 


. 


1099 


244 


0 


TION 


1.605 


। 


0 


1101 


10.940 


1 


. 


0 


11011 


. 


1 


1106 


0.490 


1107 


0911 


0 


0 


। 


0.911 


786 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


आबादी भूमि 


घास ममि 


ग्रामका 
नाम 


कैफियत 


पसरा . एका 


7 


10 


11 


0 


0 


1109/1 


। 


250 


0.045 


1251 


0 


. 


1121 


10.443 


। 


252 


0 


11.30 


0.713 


1 


0.713 


253 


0 


1131 


0 


0 


1 


0.348 


255 


0.073 


1 


0.071 


258 


0 


॥ 


1150 


1.105 


0 


0 


। 


0 


0 


0 


1 


0.385 


0 


0 


1ITH 


0.178 


1 


0.178 


2581 


0 


1181 


0.133 


। 


0.133 


0 


. 


1 


281 


0 


0 


11915 


1.708 


0 


1.708 


1198 


0.660 


। 


283 


1201 


0.166 


1 


0.166 


0 


1204 


0.953 


255 


॥ 


0.285 


0.285 


0 


12071 


0.588 


0 


267 


1712 


0 


। 


1.712 


0.340 


0 


1 


0.34 


269 


D.110 


0 


0.11 


270 


12411 


0.145 


। 


1244 


1.791 


0 


0 


। 


1.791 


1250 


0.645 


273 


0 


128T 


1.850 


। 


0 


1288 


0.178 


0.178 


275 


0 


0.050 


। 


0.05 


276 


0 


1 


(0.312 


277 


0 


12991 


0 


1278 


13011 


0.933 


0 


0 


0.933 


| 279 


1300 


1300 


0.233 


0 


281 


0 


2.578 


2.578 


262 


1325 


0.768 


0 


1332 


0.476 


0 


0 


0.476 


1341 


0.072 


285 


0 


1350 


. 


288 


0 


0.730 


0.73 


287 


1361 


1 


2BB 


0 


1365 


0.953 


0 


0.953 


289 


13701 


1.247 


0 


0 


1.247 


1173 


0.095 


1 


। 


1378 


0.933 


1 


0.933 


1381 


0.133 


1 


0.133 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


787 


आबादी भूमि 


काबिल कास्त भूमि 


घामा भूमि 


ग्राम का 


का 


भौगोलिक 


1 


10 


11 


12 


13861 


0.737 


0 


1 


0.797 


a 


1398 


0.110 


1 


0.11 


295 


1400 


0.351 


1 


0.351 


298 


0 


0.046 


1424 


0.252 


0 


। 


0 


. 


1.255 


0 


0.278 


0.278 


303 


0 


1480 


0.209 


10.209 


0 


0 


1 


0 


1 


-0.155 


0.120 


। 


0.12 


317 


148 


0 


। 


2.198 


1 


0.103 


300 


0 


0 


0.048 


310 


. 


149211 


0.023 


0 


1 


0.023 


311 


0 


1511 


0.798 


. 


1 


1.798 


312 


1527 


॥ 


313 


0 


15281 


1 


0.364 


1314 


1530 


0 


। 


0.368 


315 


0 


0.073 


0 


। 


1.073 


1316 


0 


1531 


2.790 


1 


2.79 


1317 


0 


1 


0.083 


1318 


0 


0.366 


0 


। 


318 


1541I 


0.081 


0 


0 


। 


0.081 


3201 


D 


1541 


0.095 


0 


1 


0.095 


0.195 


0 


1558 


0.675 


0675 


O 


. 


0.036 


0 


1565 


1565 


1590 


। 


0.265 


327 


। 


328 


o 


0.293 


0.291 


1621 


0 


330 


. 


1622 


0.753 


10.753 


331 


16253 


0.220 


0 


0 


0.22 


॥ 


1624 


0698 


0 


0.698 


1625 


0.244 


0.244 


1635 


0.86 


335 


0.483 


0.483 


0 


। 


1.06 


788 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


आबादी मूमि 


घास भूमि 


कुल योग 


ग्राम का 


भौगोलिक 


ससरा 


11 


. 


। 


1337 


॥ 


। 


0.728 


0 


0.728 


339 


0 


1.908 


1 


1.908 


340 


16821 


1.78 


341 


. 


16831 


। 


342 


0 


0.358 


1 


॥ 


1.438 


1 


1.438 


18.484 


343 


227.385 


367 


245.869 


योग : 
मोपालपटनम 


3596.323 
717841 


1 


109 / ] 


0.077 


13411 


OL017 


0114 


287 


2125 


167/1 


3 


1.565 


29391 


1.040 


1112 


0.012 


16411 


294 


11.120 


21 


D101 


171 


2.761 


3.ISS 


306 


3.781 


201 


0.065 


3.939 


8 


307 


0.101 


0.575 


7 


297/1 


14 


0.304 


3007171 


300/2/1 


ISHIARNI 


1.012 


1.048 


307/1 


0.076 


2161 


308/1 


0.752 


25211 


10.397 


3111 


276 


Q.121 


13 


312/1 


28IFLI 


286/1/1 


0.076 


- 


- 


31571 


448/1 


0.720 


2901 


0.791 


15 


4SANI 


0.720 


290TI 


0.189 


16 


1675 


0 


290714 


3TTIFI 


08 


0 


29VII 


37016 


291/ II 


0.016 


37111 


2971 


373 / I 


. 


J014 / 1 


376/1 


0.199 


303/5 


0.009 


3771 


1.090 


305/1 


0.140 


0.065 


457/1 


356/1 


0.045 


0.020 


382 


0.012 


1.676 


5601 


2.510 


384/2/1 


2.515 


0 


0.125 


0.125 


30 


. 


. 


399 


31 


। 


01 


। 


। 


0 


408/1 


1 


4T 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020 


789 


. 


1 


0.64 


0.00 


0.009 


0.25 


0121 


SA 


3 


2 


16 


092 


SVI 


1.00 


dor 


3.30 


1 


18 


डॉ . अय्याज तम्बोली, 

कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 10th August 2020 


No. 92 /L.G./ 2020 /II - 3-4 / 2008. - Shri Neelam Chand Sankhla, Registrar General , High Court of Chhattisgarh , 
Bilaspur is hereby, granted earned leave for 02 days on 23-12-2019 & 24-12-2019 along with permission to leave 
headquarters from the evening of 20-12-2019 till 01-01-2020 , commuted leave for 18 days from 13-06-2020 to 
30-06-2020 along with permission to leave headquarters from 13-06-2020 to 30-06-2020 and commuted leave for 08 
days from 12-07-2020 to 19-07-2020 along with permission to leave headquarters from 12-07-2020 to 19-07-2020 


During the period of earned leave & commuted leave as the case may be , he shall be entitled to leave salary 
equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post . 


After deduction of the aforementioned leave , 262 days of earned leave & 373 days of half - pay - leave are 
remaining in his leave account as on date . 


Bilaspur , the 10th August 2020 


No. 93 /L.G./2020 / II - 2-5 / 2020. — Shri Mukesh Kumar Patre, Judge , Family Court , Balod is hereby, granted 
earned leave for 05 days from 10-02-2020 to 14-02-2020 along with permission to remain out of headquarters after 
the Court hours of 08-02-2020 till 16-02-2020 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned . 


790 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020 


[ भाग 1 


Certified that if Shri Patre , had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post . 


After deduction of the aforementioned leave, 184 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date . 


Bilaspur, the 10th August 2020 


No. 94 /L.G./ 2020 / II - 2-32 /2015. — Shri Omprakash Singh Chauhan , Judge , Family Court, Raigarh is hereby, 
granted earned leave for 03 days from 26-12-2019 to 28-12-2019 along with permission to leave headquarters from 
the evening of 24-12-2019 till 29-12-2019 and earned leave for 04 days from 24-02-2020 to 27-02-2020 along with 
permission to leave headquarters from 23-02-2020 till 27-02-2020 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Chauhan , had not proceeded on leave as aforemenitoned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave , 215 days of earned leave are remaining in his leave account as 


on date . 


Bilaspur , the 10th August 2020 


No. 95 /L.G./ 2020 / II - 3-38 / 2007. — Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge , Raipur is hereby, 
granted earned leave for 05 days from 10-02-2020 to 14-02-2020 along with permission to remain out of headquar 
ters after the National Lok Adalat on 08-02-2020 till 16-02-2020 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforemenitoned then he would have been work 
ing on the same post . 


After deduction of the aforementioned leave , 300 + 07 days of earned leave are remaining in his leave 
account as on date . 


Bilaspur, the 10th August 2020 


No. 96 /L.G./ 2020 / II - 2-10 / 2007. — Shri K. Vinod Kujur, District & Sessions Judge , Balod is hereby, granted 
earned leave for 02 days on 01-11-2019 & 02-11-2019 along with permission to remain out of headquarters after the 
Court hours of 31-10-2019 till before the Court hours of 04-11-2019 , earned leave for 01 day on 29-11-2019 along 
with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 28-11-2019 till before the Court hours of 30 
11-2019 and earned leave for 10 days from 23-12-2019 to 01-01-2020 along with permission to remain out of 
headquarters after the office hours of 20-12-2019 till before the office hours of 02-01-2020 . 


During the period of earned leave , he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned . 


Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforemenitoned then he would have been working 
on the same post . 


After deduction of the aforementioned leave , 283 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date . 


By order of the High Court, 
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA , Additional Registrar ( ADMN . ) 


